निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आषाढ़ 1936 ( A ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 3 जुलाई 2014 


( संo पटना 555 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 
28 मार्च 2014 


सं0 22 / नि०सि० ( या०)- 04 - 05 / 2011 - 374 — श्री कमल नारायण लाल, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (यॉ० ) जल 
संसाधन विभाग, पटना के विरूद्व कोशी बराज की गेटों की मरम्मति एवं स्काडा प्रणाली के तहत गेटों के कम्प्यूटरीकृत 
संचालन की व्यवस्था निर्धारित अवधि तक पुरा नहीं करने, मुरलीवीयर के स्लूईस गेटों के यांत्रिक कार्यो को स - समय 
पूरा नहीं करने तथा अधिनस्थों पर नियंत्रण का अभाव पाये जाने, कोसी बराज पर दो अद्द ड्रेजर का सम्यक उपयोग 
नहीं करने आदि आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0 - 1517 दिनांक 9.12.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । इस बीच श्री लाल दिनाक 31.08. 
12 को सेवानिवृत हो गये । समीक्षोपरान्त श्री लाल के विरूद्व पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय 
अधिसूचना सं0 - 31 दिनांक 08.01.13 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बीo) में सम्परिवर्तित करते हुए 
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए आरोप सं0 – 1, 2 एवं 3 के लिए असहमति के विन्दु 
पर विभागीय पत्रांक 93 दिनांक 22.01. 13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई । 

श्री लाल अपने पत्रांक 11 दिनांक 18.2.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया जिसकी 
समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । समीक्षोपरान्त श्री लाल के विरूद्व जो आरोप प्रमाणित पाया गया वह कार्य पूर्ण 
करने की निर्धारित तिथि 30. 04.11 के बजाय वास्तविक रूप से इसे दिनांक 30 . 06 .11 तक पूर्ण करने का है । इस 
विस्तारित अवधि के कारण संवेदक को कार्य मद में अतिरिक्त अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं हुआ । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 जुलाई 2014 
यद्यपि श्री लाल के विरूद्व आरोप प्रमाणित पाया गया परन्तु इससे वित्तीय क्षति या सरकारी राजस्व की क्षति 
का मामला नहीं बनता है । अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कमल नारायण लाल, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (याo) 
सम्प्रति सेवानिवृत को उनकी सेवानिवृति को देखते हुए आरोप से मुक्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया 
गया । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री लाल, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही को 
समाप्त करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 555 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


